सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 भाद्र, 1938 ( श०) 


संख्या- 631 


राँची , गुरुवार , 


31 अगस्त, 2017 (ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
8 अगस्त , 2017 


संख्या :-5088 -- विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 693 दिनांक 5 फरवरी, 2016 के द्वारा 
विश्व बैंक सम्पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सर्वश्री झारखंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर 
डेवलपमेंट कम्पनी लि . ( जुडको लि०) के अर्न्तगत विश्व बैंक कोषांग का गठन किया गया है, 
जिस पर होने वाले व्यय का वहन तत्काल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी राशि से किया 
जा रहा है । 

व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक से कालक्रम में प्राप्त होने वाली राशि से 
वहन किए जाने के प्रावधान वर्णित है । तद्नुसार विश्व बैंक कोषांग के द्वारा सर्वश्री जुडको 
लि0 के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 31 अगस्त , 2017 
2. सम्प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम 
से राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय सम्पोषण के उद्देश्य 
से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है । 
3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सर्वश्री जुडको लि० के अन्तर्गत गठित "विश्व बैंक कोषांग का 
नाम परिवर्तित कर "बाह्य सम्पोषित परियोजना प्रबंधन कोषांग " किया जाता है । 
4. "बाह्य सम्पोषित परियोजना प्रबंधन कोषांग " के सम्यक् संचालन एवं नियमित 
अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण ( State Urban 
Development Agency ,SUDA) को नोडल पदाधिकारी घोषित किया जाता है, जिनके द्वारा सौंपे 
गए दायित्वों का ससमय निर्वहन सुनिश्चित किया जाएगा । 
5. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 631 -- 50 


